निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 576 ) 


20 आश्विन 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 12 अक्तूबर 2011 


पथ निर्माण विभाग 


- - 


- 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2011 
सं० 2स्था० / 12 विविध - 42 / 2011 - 10431 (s) — बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा - 6 
के अन्तर्गत गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा, दिनांक 03 जून 2011 को राज्य मंत्रिपरिषद् 
की स्वीकृति के आलोक में निर्गत कृषि विभाग के संकल्प संख्या 4660, दिनांक 21 जून 2011 के आलोक में 
निम्नांकित सहायक अभियंताओं को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग - 2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता ( असैनिक ) 
के पद पर समायोजित करते हुए वेतनमान् 9,300 - 34, 400 रु० ( पे० बैण्ड - 2 ) एवं ग्रेड पे० - 5,400 रु० में 
कंडिका - 2 में वर्णित शर्तों पर नियुक्त किया जाता है : 


। 


क्र० । सहायक अभियता का नाम 
सं० 


गृह जिला 


जन्मतिथि 


आरक्षण कोटि 


4 


5 


28.08.1956 


पिछड़ा वर्ग 


3 
नालदा 
मुजफ्फरपुर 
मधुबनी 
सारण 


15.09 .1957 


सामान्य 


12.05. 1958 


29.07. 1955 


2 
1 श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह 
2 श्री चन्द्रप्रकाश नारायण साही 
3 श्री सुरेश प्रसाद सिंह 
4 श्री करमचंद साह 
5 श्री आनन्द गोपाल 
6 श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव 
7 श्री तुलाकांत झा 

8 श्री निरंकार मालवीय 
। 9 श्री कामेश्वर महतो 


पिछड़ा वर्ग 
पिछड़ा वर्ग 

सामान्य 
पिछड़ा वर्ग 


बेगुसराय 


11.01. 1958 


मुंगेर 


30 .05. 1957 


15.01.1956 


सामान्य 


मधुबनी 
मुंगेर 


03.01. 1960 


सामान्य 


समस्तीपुर 


14.06. 1956 


पिछड़ा वर्ग 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अक्तूबर 2011 
सहायक अभियंता का नाम गृह जिला जन्मतिथि 


क्र० 


आरक्षण कोटि 


सं० 


10 श्री राम सुरत सिंह 


01.01. 1957 


पिछड़ा वर्ग 


रोहतास 
( सासाराम ) 

पटना 


| 11 श्री सुदामा शर्मा 


_ 06.01. 1958 


सामान्य 


DEDD 


2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5661 , दिनांक 02 सितम्बर 2008 एवं 
कृषि विभाग के संकल्प संख्या 2834, दिनांक 17 मई 2010 एवं संकल्प संख्या 4660, दिनांक 21 जून 2011 
के द्वारा निरूपित निम्नलिखित शर्तों के तहत उपर्युक्त कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है । 
( क ) सहायक अभियंता ( असैनिक ) को दिनांक 02 सितम्बर 2008 की तिथि से समायोजन के 

फलस्रूप नियुक्ति प्रभावी होगी और इसे नई नियुक्ति मानी जायेगी । समायोजन की तिथि 
से ही ये सहायक अभियंता ( असैनिक ) माने जायेंगे एवं इस तिथि से इन्हें सरकार द्वारा 
अनुमान्य सुविधाए प्राप्त होंगी । 
उपरोक्त समायोजित सहायक अभियंता ( असैनिक ) को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा । 
इनका समायोजन वर्तमान में लागू सेवा - शर्तों के अधीन किया जा रहा है । 
समायोजन के फलस्वरूप नियुक्त उक्त सहायक अभियंताओं (असैनिक ) पर नई पेंशन 
योजना लागू होंगी । 
विपणन पर्षद / बाजार समितियों (विघटित ) में सेवा के फलस्रूप अनुमान्य सेवान्त लाभों के 
किसी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार / संबंधित विभाग पर नहीं होगी । 
योगदान देने के समय अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण कोटि आदि का मूल 
प्रमाण - पत्र समर्पित करना होगा जहाँ समुचित जाँच के उपरांत उनका योगदान स्वीकार 
किया जाएगा । 
योगदान के समय वांछित बंध - पत्र समर्पित करना होगा, जो उस स्थापना के प्रमुख के 
पदनाम से जमा किया जा सकेगा । 
योगदान के समय अपना चल - अचल संपति का विवरण समर्पित करना होगा । 
नियुक्त कर्मियों को पदस्थापित कार्यालय में तिलक - दहेज नहीं लेने - देने का शपथ - पत्र 

समर्मित करना होगा । 
3. उपरोक्त क्रमांक - 2 से 11 पर अंकित कर्मियों को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 
260 - सह - पठित ज्ञापांक 3016 (ई०), दिनांक 18 अगस्त 2009 द्वारा कनीय अभियंता ( असैनिक) के पद पर 
समायोजित किया गया था । सहायक अभियंता के रूप में उपरोक्त समायोजन के फलस्वरूप विभागीय 
कार्यालय आदेश संख्या 266 - सह - पठित ज्ञापांक 3016 ( ई०), दिनांक 18 अगस्त 2009 को विलोपित किया 
जाता है । 
4. यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट www.rcd. bih. nic.in पर उपलब्ध है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमरेन्द्र भूषण सिंह, 
सरकार के उप - सचिव ( प्र०को० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 576-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


